सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 बैशाख , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


205 राँची , बुधवार , 


4 मई , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
28 अप्रैल , 2022 


संख्या -1 / पी०-102 / 2014 खंड का०-2754 -- मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती राजेश्वरी बी . , भा.प्र.से. ( झाः 2011 ) ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , पंचायती राज , 
झारखण्ड , राँची ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ महानिदेशक , राज्य पोषण मिशन , झारखण्ड 
एवं निदेशक - सह - सदस्य सचिव , झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था , झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


> 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 205 -- 50 


